भा 


. 


. 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


1 श्रावण , 1940 ( श० ) 
23 जुलाई, 2018 ( ई० ) 


संख्या- 695 


राँची, सोमवार 


जल संसाधन विभाग 


संकल्प 
18 जुलाई, 2018 


विषय : 


जल संसाधन विभाग में विभिन्न योजनाओं /परियोजनाओं के कार्यान्वयन हेत 
परामर्शियों को सूचीबद्ध करने के संबंध में Request for Qualification ( RFQ ) 
की तैयारी । 


संख्या-1/ पी०एम०सी०/ विविध/ 562 / 02 - 653-- जल संसाधन विभाग में विभिन्न योजनाओं के 
विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करने एवं अन्य सेवाएँ प्राप्त करने के लिए परामर्शियों को 
सूचीबद्ध (Empanel) करने हेतु अभिलेख एवं Request for Qualification Document को अंतिम रूप 
देकर प्रकाशन इत्यादि के व्यवस्थापन कार्यों को करने के लिए Documentation Committee का गठन 
निम्नलिखित रूप से किया जाता है : 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 23 जुलाई, 2018 
i. अभियंता प्रमुख-I, जल संसाधन विभाग , झारखण्ड , राँची :- अध्यक्ष 


ii . विशेष सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची :- सदस्य 
iii. मुख्य अभियंता ( मो० ), जल संसाधन विभाग , झारखण्ड, राँची :- सदस्य सचिव 
iv. मुख्य अभियंता, रूपांकण समग्र योजना एवं जल विज्ञान , राँची :- सदस्य 


v. निदेशक , भूगर्भ जल निदेशालय, राँची 


सदस्य 


गठित समिति द्वारा सेवाओं के वर्गीकरण , अभिलेखन , Request for Qualification Document 
एवं इसके प्रकाशन इत्यादि की व्यवस्था करते हुये Evaluation Stage तक पहुँचाने का कार्य 
सम्पन्न किया जायेगा । 
उपर्युक्त समिति को इस कार्य के संबंध में सभी अधिकार प्राप्त होंगे | 


3. 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


रमेश कुमार दूबे , 
सरकार के विशेष सचिव | 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 695 -- 200 


